: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 श्रावण, 1937 ( श० ) 


संख्या 5 4 3 


राँची , गुरुवार 


30 जुलाई , 20 15 ( ई० 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
24 जुलाई, 2015 


संख्या- 1/ विविध. 827 / 2015 का . - 6621-- विभागीय अधिसूचना संख्या- 6580 दिनांक 
23 जुलाई, 2015 को विलोपित करते हुए श्रीमती मृदुला सिन्हा, भा. प्र. से. ( झाः86) को अगले 
आदेश तक प्रधान सचिव , श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग , झारखण्ड, राँची 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1/ विविध- 827 / 2015 का . . 6622 -- विभागीय अधिसूचना संख्या- 6583 दिनांक 
23 जुलाई, 2015 को विलोपित करते हुए श्री राजीव अरूण एक्का, भा. प्र. से . ( झाः94 ) को 
अगले आदेश तक परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् , राँची के 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1/ विविध. 827 / 2015 का . . 6623 -- सचिव , श्रम, नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल 
विकास विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री राहुल शर्मा, भा. प्र. से . ( झाः98 ) को 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 30 जुलाई, 20 15 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें निदेशक , राज्य ग्रामीण विकास संस्थान 
( सई ) , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1/ विविध. 827 / 2015 का . . 6624-- सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री विनय कुमार चैबे , 
भा . प्र. से . ( झाः99) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव , महिला, बाल विकास एवं 
सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्र भूषण प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 5 4 3 – 50 | 


